FI " 


. 


. 


AN 


रजिस्ट्री सं० डीएल० -33004/97 


REGD. NO . D .L .- 33004/ 97 


: 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II --- खण्ड 3 - - उप - खण्ड (1) 
PART II — Section 3 – Sub - section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- - --- - - 


- - - - - - 


सं0 4991 
No. 499 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19 , 1997 / अग्रहायण 28 , 1919 
___ NEW DELHI , FRIDAY , DECEMBER 19, 1997/AGRAHAYANA 28 , 1919 


- 


- - - 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

- नई दिल्ली, 19 दिसम्बर , 1997 
सा . का . नि . 714( अ ). - लोक ऋण अधिनियम, 1994 ( 1944 का 18 ) को धारा 2 के खंड ( 2 ) के उपखंड ( ख ) के उपबंधों के साथ पठित 
लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 4 के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतदद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्यविभाग की अधिसूचना संख्या 4( 13 ) डब्ल्यू एंड एम/ 96 दिनांक 19 दिसम्बर , 1997 द्वारा यथा अधिसूचित पूंजी 
सूचकांकित बांडों के रूप में उल्लिखित सरकारी वचन पत्र का फार्म निम्नलिखित होगा । 

फार्म 
भारत सरकार 6 प्रतिशत पूंजी सूचकांकित बांड 2002 भारत के राष्ट्रपति एतद्द्वारा -- --- - को भुगतान का वचन देते हैं या दिनांक 19 दिसम्बर , 
1997 की अधिसूचना संख्या 4 ( 13 ) डब्ल्यू एंड एम / 96 में यथा निर्दिष्ट मुद्रास्फीति के लिए इस बांड के अंकित मूल्य को समंजित करते हुए जो राशि बनती 
है उसका 29 दिसम्बर, 2002 को आदेश दें और 29 दिसम्बर, 1997 से उक्तानुसार 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जिस तारीख को यह भुगतान योग्य होने तक 
इस बांड के अंकित मूल्य पर ब्याज का भुगतान करें और ऐसे ब्याज का भुगतान समान अर्ध - वार्षिक राशियों में प्रति वर्ष 29जून और 29 दिसम्बर को किया 


अंकित मूल्य 
- -- ----- - -- - ----रुपये 


दिनांक - - - - -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


संख्या - - - 


भारत के राष्ट्रपति के आदेश से 

गवर्नर 
भारतीय रिजर्व बैंक प्रबंधक 


[ एफ . सं. 4( 13 ) डब्ल्यू . एंड एम ./96 ] 

जे. एस. माथुर, अपर सचिव ( बजट ) 


3229 GI/ 97 


. 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

_ [ PART II - SEC. 3(1)]] 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1997 
सा . का . नि . 715( अ ). - लोक ऋण अधिनियम, 1944 के खंड ( 2 ) की धारा ( 2 ) की उपधारा ( क ) के प्रावधानों के साथ पठित लोक ऋण 
अधिनियम , 1946 के नियम 4 की धारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निर्धारित करती है कि भारत सरकार, 
वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 19 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं . 4 ( 13 ) डब्ल्यू एंड एम/ 96 द्वारा यथा अधिसूचित भारत सरकार पूंजी 
सूचकांकित बांड के लिए जारी किए जाने वाले स्टाक प्रमाणपत्र का प्रारूप निम्नांकित होगा । 

* प्रारूप 


भारत सरकार 


भारत सरकार पूंजी सूचकांकित बांड 2002 का अकिरा स्टाक 
ब्रही ऋण प्रमाणपत्र संख्या - - -- 
मैं एतद्धारा प्रमाणित करता हूं कि - - - -- - 

- - - - अधिसचना संख्या- - - -- ------ - - - - - ---- -दिनांक 19 
दिसम्बर , 1997 के अनुसरण में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्यविभाग द्वारा जारी किए गए - - ------- - - - - - - -- -- - रुपए अंकित मूल्य के 
6 प्रतिशत पूंजी सूचकांकित बांड, 2002 के पंजीकृत स्वामी हैं । बांड पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा तथा इसकी वापसी - अदायगी उक्त 
अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अनुरूप 29 दिसम्बर , 2002 को होगी । 

गर्वनर , भारतीय रिजर्व बैंक 

कृते मुख्य महाप्रबंधक 

पृष्ठांकन द्वारा हस्तान्तरणीय नहीं 
लोक ऋण कार्यालय 
भारतीय रिजर्व बैंक 
दिनांक 
टिप्पणी : - अंकित स्टाक से संबंधित ब्यौरे के लिए कृपया प्रमाणपत्र का उलटा पृष्ठ देखें । 

उल्टा पृष्ठ 
लोक ऋण कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चेन्नई, नागपुर , नई दिल्ली, पटना एवं तिरूअनन्तपुरम में पंजीकृत 
पूंजी सूचकांकित बांडों के अंकित स्टाक ( बही ऋण ) से संबंधित व्यौरा : 

1. स्टाक प्रमाणपत्र पृष्ठांकन द्वारा हस्तान्तरणीय नहीं है । स्टाक जिसके लिए स्टाक प्रमाणपत्र जारी किया गया है अथवा जो सहायक सामान्य बही 
खाते में रखा गया है, पूर्णतः या आंशिक रूप से लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 7 के उप -नियम ( 3 ) में यथा-- उल्लिखित हस्तान्तरण प्रपत्र के 
अनुपालन द्वारा ही हस्तान्तरणीय होगा । 

2. हस्तान्तरण दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्टाक प्रमाणपत्र धारक अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित की जानी चाहिए । नियुक्त 
प्रतिनिधि द्वारा हस्तान्तरण दस्तावेज द्वारा निष्पादित किए जाने की स्थिति में ऐसे हस्तांतरण दस्तावेज के साथ स्टाक प्रमाणपत्र धारक द्वारा विधिवत निष्पादित 
मुख्यतारनामा संलग्न होना चाहिए अगर ये मुख्तारनामा सम्बद्ध लोक ऋण कार्यालय में पंजीकृत न हो । 

3. बिक्री के मामले में यह प्रमाणपत्रं पैरा 5 में उल्लिखित लोक ऋण कार्यालय में अभ्यर्पित की जानी चाहिए । जहां स्टाक का एक हिस्सा 
हस्तान्तरित किया जाता है , वैसी स्थिति में क्रेता को हस्तान्तरित राशि के लिए प्रमाणपत्र मिलेगा तथा हस्तान्तरणकर्ता को शेष राशि के लिए एक नया प्रमाणपत्र 
जारी किया जाएगा । 

4. उप-विभाजन के अतिरिक्त किसी भी मामले में स्टाक प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाता है । उप -विभाजन 
के मामले में निर्गमित प्रत्येक नए स्टाक प्रमाणपत्र पर एक रुपए का शुल्क देय होता है । 

5. स्टाक को अहमदाबाद , बंगलौर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चेन्नई, गुवाहाटी , हैदराबाद, कानपुर, जयपुर, मुम्बई ( फोर्ट एवं बायुकला) , नागपुर, 
नई दिल्ली, पटना एवं तिरूअनन्तपुरम के लोक ऋण कार्यालय में जहां की बही में इसका अन्तरण इच्छित है, स्टाक प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करके स्टाक 
हस्तान्तरित किया जा सकता है । 

6. स्टाक धारक के पते में किसी भी परिवर्तन को सम्बर लोक ऋण कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए । 


[ 477 JI - UW 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


हस्तांतरण ज्ञापन 


संख्या 


हस्तान्तरण की तिथि 


लोक ऋण कार्यालय के प्रबंधक/ सहायक महाप्रबंधक के हस्ताक्षर 


हस्तांतरिती ( तियों ) एस. ओ. के आद्याक्षर 
का/ के नाम 


M 


. 


[ 74 . H . 4 ( 13 ) - 5cm . s 14 /96 ] 

राष्ट्रपति के आदेश से , 
17. TH . TYT, 3142 HT (CE) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th December , 1997 
G . S. R . 714 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of rule 4 of the Public Debt Rules, 1946 , read with the 
provisions ofsub - clause (a ) of clause (2 ) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 ( 18 of 1944 ), the Central Governınent hereby . 
specifies that the following shall be the form ofGovernment Promissory Note described as " Capital Indexed Bo ids" as notified 
by the Government of India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairs, vide Notification No. 1(17) W & M / 96 of 
19th December, 1997 

FORM 
" GOVERNMENT OF INDIA 6 % CAPITAL INDEXED BONDS- — 2002 
The Presidentof India hereby promises to pay torm 

- - or order on the 29th day of 
December, 2002 the sum arrived at by adjusting the face value of this Bond for inflation as specified in the notification No. 
4 (13 )- W & M / 96 dated December, 19 , 1997 and to pay interest on the face value of this Bond from the 29th day of December, 
1997 to the date on which the same shall become payable as aforesaid, at the rate of six per cent, per annum , such interest to be 
paid by cqual half-yearly payments on the 29th day of June and 29th day of December every year. 
Face Value 

dated 

No. 
By Order of the President of India 

Governor, 
Reserve Bank of India " . 

Manager 


RS - - - - - 


[F .No. 4 ( 13)-W & M /96 ] 

J. S . MATHUR, Addl. Secy (Budget) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th December, 1997 
G .S .R . 715 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 4 of the Public Debt Rules, 1946 , read with the 
provisions of sub -clause ( a) of clause (2 ) of section 2 of the Public DebtAct , 1944 the CentralGovernmenthereby specifies that 
the following shall be the form of Stock Certificate to be issued for Government of India Capital Indexed bonds as notified by 
the Government of India ,Ministry of Finance , Department of Economic Affairs , vide Notification No. 4 ( 13 )- W . & M /96 of 
19th December, 1997 

* FORM 
GOVERNMENTOF INDIA 
INSCRIBED STOCK OF THE 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II -- Sec . 3 (1)] 


Government of India 6 per cent Capital Indexed Bonds 2002 

BOOK DEBT CERTIFICATE NO . 
I hereby certify that 

is the registered ProprietorofGovernment 
of India 6 per cent Capital Indexed Bonds , 2002 of face value of rupees 

- - - - — issued by Government of 
India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairs in pursuance of notification No . - - 

- dated December 
19 , 1997 

These Bonds will bear interest at the rate of 6 per cent per annum and be repaid on 29th December , 2002 in accordance 
with the terms specified in the said notification .. 

Governor, Reserve Bank of India 
Public Debt Office 

for ChiefGeneral Manager 

Reserve Bank of India 
Date 

Not transferable by endorsement 
Note . — For details regarding inscribed Stock please see reveres of the Certificates . 

REVERSE 
Details regarding Inscribed Stock ( Book Debt) of the Capital Indexed Bonds registered at the public Debt office, Re 
serve Bank of India , Ahmedabad , Bangalore, Bhubaneswar, Calcutta , Chennai,Guwahati, Hyderbad, Kanpur, Jaipur, Mumbai 
(For and Byculla ), Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram . 

1. Stock Certificate is not negotiable by endorsement. Slock for which stock certificate is issued or which is 
held in Subsidiary General Ledger Account shall be transferable either wholly or in part by execution of an 
instrument of transfer as referred to in sub -rule (3 ) of rule 7 of the public Debt rules, 1946 . 
?. The deed of transfermust be executed by theholder of the Stock Certificate or his duly appointed attorney . 
in case deed of transfer is executed by appointed attorney, such transfer deemed ,must be accompanied by a 
power of attorney duly oxecuted by the holder of the Stock Certificate in case such power of attorney is not 
registerod with the concerned Public Debt Office. 
3 . In the case ofsale, tbis Certificate must be surrendered at the Public Debt Office as mentioned in paragraph 
5 Where a portion of the Stock is transferred , the purchaser will receive a Certificate for the amount trans 
ferred and the transferor a new Certificate for the balance amount. 
4 . No fee is charged on the issue of Stock Certificate except in case of sub - division . A fee of one rupee is 
payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division . 
5 . Stock may be transferred between Ahmedabad , Bangalore , Bhubaneswar, Calcutta , Chennai, Guwahati, 
Hyderabad , Kanpur, Jaipur ,Mumbai (Fort and Byculla ), Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram 
hy surrender of the Stock Certificate at the Public DebtOffice in whose books it is desired to be transferred . 
6 . Any change in the address of the holder of the Stock should be intimated immediately to the concerned 
Public DebtOffice . 

MEMORANDUM OF TRANSFERS 


Number 


Date of Transfer 


Initials of S . O . 


Name( s) of 
Transferee (s) 


Signature of Manager Asstt. General Manager 
of the Public Debt Office. 


M 


L 


(F . No . 4113 )- W & M /96 ] 

by Order of the President 
J. S .MATHUR , Addl. Secy .(Budget ) 


Printed by the Manager, Grovt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


